NE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

28 भाद्र, 1938 ( श० ) 
संख्या- 689 राँची, मंगलवार, 

19 सितम्बर , 2017 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


शुद्धि पत्र 


अधिसूचना 
5 जुलाई, 2017 


संख्या-1/पी० -105 /2015 का.- 7728 -- विभागीय अधिसूचना संख्या-7063 , दिनांक 
13 जून , 2017, जिसके द्वारा श्री भोर सिंह यादव , भा . प्र. से. ( झाः2014) को उप विकास आयुक्त , जामताड़ा 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया था , के पदनाम में संशोधन करते हुए उप विकास आयुक्त , 
जामताड़ा के स्थान पर उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जामताड़ा किया 
जाता है | 


संख्या-1/ पी०- 105/ 2015 का .- 7729 -- विभागीय अधिसूचना संख्या- 7065, दिनांक 13 जून , 2017, 
जिसके द्वारा श्री फैज अक अहमद मुमताज, भा.प्र.से . ( झाः2014) को उप विकास आयुक्त , गढ़वा के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया था , के पदनाम में संशोधन करते हुए उप विकास आयुक्त , गढ़वा के 
स्थान पर उप विकास आयुक्त -सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद , गढ़वा किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 19 सितम्बर, 2017 


संख्या-1/ पी०- 105/ 2015 का .- 7730 -- विभागीय अधिसूचना संख्या-7066, दिनांक 13 जून , 2017, 
जिसके द्वारा श्री कुलदीप चैधरी, भा .प्र. से. ( झाः2014) को उप विकास आयुक्त , धनबाद के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित किया गया था , के पदनाम में संशोधन करते हुए उप विकास आयुक्त , धनबाद के स्थान पर 
उप विकास आयुक्त- सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, धनबाद किया जाता है । 


संख्या-1/पी० -105 /2015 का .- 7731 -- विभागीय अधिसूचना संख्या- 7067, दिनांक 13 जून , 2017, 
जिसके द्वारा श्रीमती नैन्सी सहाय, भा.प्र.से. ( झाः2014) को उप विकास आयुक्त , साहेबगंज के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया था , के पदनाम में संशोधन करते हुए उप विकास आयुक्त, साहेबगंज के 
स्थान पर उप विकास आयुक्त- सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद, साहेबगंज किया जाता है । 


संख्या-1/ पी०- 105/ 2015 का .- 7732 -- विभागीय अधिसूचना संख्या- 7068, दिनांक 13 जून,. 2017, 
जिसके द्वारा श्री शशि रंजन, भा .प्र. से. ( झाः2014) को उप विकास आयुक्त , राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया गया था , के पदनाम में संशोधन करते हुए उप विकास आयुक्त , राँची के स्थान पर उप 
विकास आयुक्त- सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद, राँची किया जाता है । 


संख्या-1/ पी०- 105/ 2015 का .- 7733 -- विभागीय अधिसूचना संख्या-7069, दिनांक 13 जून , 2017, 
जिसके द्वारा श्री सुशांत गौरव , भा .प्र. से. ( झाः2014) को उप विकास आयुक्त , पलामू के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया गया था , के पदनाम में संशोधन करते हुए उप विकास आयुक्त , पलामू के स्थान पर उप 
विकास आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद , पलामू किया जाता है । 


संख्या -1/ पी० - 105/ 2015 का .- 7734 -- विभागीय अधिसूचना संख्या- 7070, दिनांक 13 जून , 2017 , 
जिसके द्वारा श्री वरूण रंजन , भा .प्र. से. ( झाः2014) को उप विकास आयुक्त , गोड्डा के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया गया था , के पदनाम में संशोधन करते हुए उप विकास आयुक्त , गोड्डा के स्थान पर उप 
विकास आयुक्त- सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गोड्डा किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 689 -- 50 


